निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2015 


( सं० पटना 365 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 65 / 2014, सा०प्र० - 1849 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

3 फरवरी 2015 
श्रीमती प्रभावती टिर्की, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 1474 / 99 , 361 / 11 तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी , 
भोजपुर ( आरा) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति मद की राशि के गबन संबंधी जिला 
पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक - 304, दिनांक 28 .01. 2004 द्वारा प्राप्त आरोपों (प्रपत्र क ) की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक - 3259, दिनांक 29.04. 2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा 
के उपरांत श्रीमती टिर्की को सेवा से बर्खास्तगी संबंधी विनिश्चित वृहद दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से 
मंतव्य / सहमति माँगी गयी । उक्त स्तर से प्राप्त मंतव्य में आरोप सं० - 01 ( प्रपत्र क ) की संवेदनशीलता तथा उसपर 
संचालन पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिये जाने के आधार पर पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का 
सुझाव दिया गया । 

___ 3. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त उक्त मंतव्य के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर 
समीक्षा के उपरांत पुनः विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ संकल्प ज्ञापांक - 2227, दिनांक 25. 03. 2009 निर्गत किया 
गया । उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी यथा “विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया 
कि सदृश मामले में संचालित एक अन्य विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा मंतव्य ( जाँच प्रतिवेदन) समर्पित किया जा 
चुका है ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के हित में इस विभागीय कार्यवाही के संचालन से उन्हें मुक्त कर दिया जाय । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 मार्च 2015 
उक्त के क्रम में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 5736, दिनांक 16.06. 2009 निर्गत कर नये संचालन पदाधिकारी 
की नियुक्ति की गयी । 

4. कालान्तर में श्रीमती टिर्की के सेवानिवृत्ति (दिनांक 30. 04. 2013 ) के उपरांत विभागीय ज्ञापांक - 16303, 
दिनांक 19.10.2013 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम - 43 (बी० ) के तहत 
सम्परिवर्तित किया गया । 

___ 5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों पर श्रीमती टिर्की से 
द्वितीय कारण - पृच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त किया गया तथा सम्यक रूप से समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा 
विनिश्चित वृहद दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गयी । 

____ 6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, श्रीमती टिर्की से प्राप्त द्वितीय कारण – पृच्छा प्रत्युत्तर तथा 
इस क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित वृहद दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दी गयी सहमति के 
उपरांत श्रीमती प्रभावती टिर्की, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 1474 / 99 , 361 / 11 ( सम्प्रति सेवानिवृत्त ) को बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम - 43 (बी०) के तहत पेंशन से 25 % (पच्चीस प्रतिशत ) की स्थायी रूप से कटौती की शास्ति 
अधिरोपित की जाती है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 365 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


